निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 448 ) 


9 भाद्र 1934 ( श ) 
पटना , शुक्रवार, 31 अगस्त 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

29 अगस्त 2012 
सं0 निष्प्रा०/नि० 1 - 16 / 2012/9460 — सहकारी साख एवं विपणन संरचना अंतर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार 


लिमिटेड , बिहारशरीफ की प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन हेतु नया कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है : 


है 


क्रमांक 


कार्यक्रम 


तिथि 


नामांकन की तिथि 


03.09.2012 ( सोमवार ) 


पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे 


संवीक्षा की तिथि 


03. 09 .2012 ( सोमवार ) 


मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 2 बजे 


अभ्यर्थिता वापसी की तिथि एवं प्रतीक का 


03 . 09. 2012 ( सोमवार ) 


आवंटन 


अपराह्न 2 बजे से अपराह्न 4 बजे 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 अगस्त 2012 


क्रमांक 


कार्यक्रम 


तिथि 


मतदान , अगर आवश्यक हो 


13 .09. 2012 ( गुरूवार ) 


पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 2 बजे 


मतगणना 


13 . 09 . 2012 ( गुरूवार ) 


मतदान की समाप्ति के तुरंत पश्चात् 


2. निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संशोधित कार्यक्रम की सूचना केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार सहयोग 


समिति लिमिटेड , बिहारशरीफ के प्रशासक / सचिव को उपलब्ध करा देंगे । समिति के सदस्यों को संशोधित कार्यक्रम 


की जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व समिति के प्रशासक / सचिव का होगा। 


आदेश से , 


एन0 एस0 माधवन , 


मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 448-571+ 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


